रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 २८७0. No. 0. L.-33004/99 


जी रेटा = राज्जपन्न 


Che Gazette of india 


सी.जी.-यू.पी.-अ.-20012024-251545 
CG-UP-E-20012024-251545 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर---खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 304] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945 
No. 304] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945 


रेल मंत्रालय 

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)] 
अधिसूचना 

गौतमबुद्ध नगर, 17 जनवरी, 2024 


का.आ. 315(अ).--केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया 
है) की धारा 20क की उपधारा (1) अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग IL, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 
16 नवम्बर 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे गति शक्ति विभाग) की अधिसूचना सं. 
का.आ. 4944(अ),1 नवम्बर, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्ध नगर जिले के तहसील दादरी में विशेष रेल 
परियोजना, अर्थात्‌“अलीगढ-गज़ियाबाद, लेवल क्रासिंग सं. 151 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण” के निष्पादन, 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की 
गई थी; 

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात, 
“हिन्दुस्तान” और “हिन्दुस्तान टाइम्स” में 25 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया था। 


484 (1/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं, 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड. 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में पूर्णरूप से निहित हो जाएगी। 
अनुसूची 


उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “अलीगढ-गज़ियाबाद, लेवल क्रासिंग सं. 151 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के 
निर्माण” के लिए गौतमबुद्ध नगर जनपद के दादरी तहसील के ग्राम छपरौला में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना 


सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। 
अर्जन अर्जन 
1] खाता सं. | खसरा सं. = हेतुरकबा निजी/ वर्तमानभू-स्वामी का विवरण 
सं. (है. में) (वर्गमी. में) | FRR 
परमानन्द शर्मा, मांगेराम शर्मा पुत्रगण 
तिलकराम शर्मा, नि०ग्रा। जतन सिंह पुत्र 
कबूल सिंह, Fro इटेरा दादरी | वीरपाल सिंह 
1 418 1011 0.0923 923.00 निजी पुत्र काला सिंह, नि० एफ-16, विजय नगर 
कॉलोनी | 
जीतेन्द्र सिंह पुत्र राणा सिंह 
(स्वामी मे. गौतम धर्म काँटा)। 
कुल योग 0.0923 923.00 


[फा. सं. NCR -PRYJOENGG (LAND) /9/2023-0/0 CPM/GSU/PRYJ (Computer No. 92860)] 
बलराम सिंह, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/भूमि अधिग्रहण 


MINISTRY OF RAILWAYS 
[NORTH CENTRAL RAILWAY (GATI SHAKTI UNIT)] 
NOTIFICATION 
Gautam Budh Nagar, the 17th January, 2024 


S.O. 315(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North 
Central Railway, Gati Shakti Unit), Notification number, 8.0. 4944 (E) dated the 01" Nov., 2023 published in Gazette 
of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 16th Nov., 2023 (hereinafter referred to as the said 
notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (hereinafter referred to as the 
said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the 
said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, 
namely “Aligarh-Ghaziabad, Construction of Road Over Bridge in lieu of level crossing no. 151” in District 
Gautam Budh Nagar in the state of Uttar Pradesh. 


And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Hindustan” 
and “Hindustan Times” Dated 25"November, 2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act; 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


And whereas, no objection was received and the same has been considered by the Competent Authority 
accordingly orders have been passed; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely 
“Aligarh-Ghaziabad, Construction of Road Over Bridge in lieu of level crossing no. 151” invillage Chhapraula 
of Tehsil Dadari under Gautam Budh Nagar District in the state of Uttar Pradesh. 


Area tobe | Area to be Private (Pvt.)/ 
Khata Fa हि 
SL ‘aii ee acquired acquired Government Name of present land owner 
: के (in Hect.) (in Sqm.) (Govt.) 
Parmanand Sharma, Mange Ram 
Sharma S/o Tilak Ram Sharma, resident 
of same village. Jatan Singh S/o Kabool 
1 418 1011 0.0923 923.00 Pvt. Singh, resident of Itera Dadri. Veerpal 
Singh S/o Kala Singh, address- F-16, 
Vijay Nagar Colony. 
Jitendra Singh S/o Rana Singh 
Total 0.0923 923.00 (owner of M/s Gautam Dharam Kanta). 


[F. No. NCR -PRYJOENGG (LAND) /9/2023-O/o CPM/GSU/PRYJ (Computer No. 92860) ] 
BALRAM SINGH, Addl. District Magistrate/ Land Acquisition 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ॥॥४०/४७७४ 


